निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 वैशाख 1934 ( NO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 10 मई 2012 


( सं0 पटना 196) 


सं0 एल / एच0जी0 - 1560 / 2001 - 4394 

गृह (विशेष) विभाग 


- - - - - - - 


संकल्प 

9 मई 2012 
विषय: - बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अंतर्गत गुल्म समादेशक ( Company Commander ) के पद 
पर सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता ( शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक जाँच / माप) निर्धारित करने के संबंध में । 

- वाहिनी संगठन के अंतर्गत गुल्म समादेशक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अर्हता 
( शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक जाँच / माप) निर्धारित करने से संबंधित मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था । 

सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि गुल्म 
समादेशक , बिहार गृह रक्षा वाहिनी का पद अवर निरीक्षक , बिहार पुलिस के समकक्ष है अतः उक्त पद पर सीधी 
नियुक्ति हेतु अर्हता ( शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक जाँच / माप ) वही होगी जो अवर निरीक्षक , बिहार पुलिस हेतु 
निर्धारित है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 196-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


